सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 285 राँची, शुक्रवार , 


29 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
08 मार्च, 2019 


संख्या -3 / पद०-01( घ )-03/2014 का०-2214-- श्री आर ० थंगा पांडियन , भा ० व ० से ० ( झाः 2007), 
पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक अपने वेतनमान में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन ), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 285 -- 50 


